रजिस्ट्री सं. डी.एल. - 33002 /99 


REGISTEREDNo . D.L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INOIA 


jina 


दिल्ली : राजपान 


EX 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 199 ] . .. 
No 199 ] 


दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 10 , 2012 / अग्रहायण 19 , 1934 - 
DELHI, MONDAY , DECEMBER 10 , 2012/AGRAHAYANA 19 , 1934 


[ रा. रा . रा . क्षे. दि . सं. 210 

[N . C. T.D . No, 210 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार . 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


सं . फा . 10 ( 10 ) / वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2012 - 13 / 
डी एस - VI / 297 . - दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम , 1996 
( 1997 का दिल्ली अधिनियम 8 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी , मनोरंजन, बाजीकर 
एवं विलासिता कर आयुक्त , दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी 
सहायता करने के लिए श्री इंदू शेखर मिश्रा , दानिक्स को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से लेकर उक्त पद पर बने रहने तक उपायुक्त , 
मनोरंजन एवं बाजीकर के रूप में नियुक्त करते हैं । 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 
- अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2012 
सं. फा . 10( 10)/ वित्त ( राजस्व -1 ) / 2012- 13 / 
डी एस - VI / 297 . — दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 ( 2010 का 
दिल्ली अधिनियम 10 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
श्री इंदू शेखर मिश्रा को लाइसेंसिंग अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन 
हेतु उपायुक्त ( आबकारी ) के रूप में नियुक्त करते हैं तथा वह अपने 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने पद पर बने रहने तक 
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी प्रकार्यों का निर्वहन 
तथा शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे । 

सं . . फा . 10 ( 10) / वित्त ( राजस्व - 1 ) / 2012- 13 / 
डी एस - VI / 297.- - दिल्ली विलासिता कर अधिनियम , 1996 ( 1996 
का दिल्ली अधिनियम 10 ) की धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली 
समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन , 
बाजीकर एवं विलासिता कर आयुक्त , दिल्ली के कर्तव्यों के निष्पादन 
में उनकी सहायता करने के लिए श्री इंदू शेखर मिश्रा दानिक्स को 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर बने रहने तक 
उपायुक्त , विलासिता कर के रूप में नियुक्त करते हैं । 
4557 DG/2012 


FINANCE (REV- I) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 
Delhi, the 10th December, 2012 
No. F 10( 10)/ rin.( Rev..-I)/ 2012- 13/ DS- VI/ 297. 
In exercise of the powers conferred by Section 5 of the 
Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010 ), the 
LieutenantGovernor of National Capital Territory of Delhi 
is pleased to appoint Sh . Indu Shekhar Mishra , DANICS/ 
JAG -II officer as Dy. Commissioner (Excise ) discharge the 
functions of Licensing Authority and shall exercise all the 
powers and functions of Deputy Commissioner as 
specified under the aforesaid Act with effect from the date 
ofassumption of charge and till such timeas he holds the 
said post . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Part IV 


Added Tax , Governmentof National Capital Territory of 
Delhi, in the administration of the said Act , namely : 


S . Nameof the Officer Appointed As 
No. ( Sh ./Smt./Km .) Assistant Value Added Tax 

Officer 


___ _ No. F 10(10)/ Fin.( Rev.-1)/2012-13/DS - VI/297. 
In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 1) of Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries 
Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996 ) and all other powers 
enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of 
the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint 
Sh. Indu Shekhar Mishra , DANICS/ JAG - II as Dy. 
Commissioner of Luxury Tax, to assist the Commissioner 
of Excise, Entertainment, Betting Taxand Luxury Tax, Delhi 
in the discharge of his functions under the aforesaid Act 
in the National Capital Territory of Delhi, w .e.f. the date of 
assumption of charge and till such time as he holds the 
said post . 

No. E. 10 (10 )/ Fin.( Rev.-1)/ 2012- 13/DS- VI / 297. -- 
In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2 ) of the Section 3 of the Delhi Entt. & 
Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997) , the Lieutenant 
Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased 
to appoint Sh . Indu ShekharMishra , DANICS/JAG - II as 
Deputy Commissioner of Entertainmentand Betting Tax , 
to assist the Commissioner of Excise , Entertainment, 
Betting Tax and Luxury Tax , Delhi in the discharge of his 
functions under the aforesaid Act in the National Capital 
Territory of Delhi, w .e.f. the date of assumption of charge 
and till such time as he holds the said post . 

- . सं . एफ . 3 ( 9) / वित्त ( क . एवं स्था . )/ 2009 - 10 / खं . 
फा , 1 / डी एस - VI / 296. - दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 
2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित 
कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 66 
की उप - धारा ( 2) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उप - राज्यपाल , मूल्य संवर्धित 
कर आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार की उक्त 
अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित 
अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते है ; अर्थात् : 
क्र . अधिकारी का नाम पदनाम 
सं. श्री/ श्रीमति/ कु. . . . 
1. . अजय कुमार शर्मा सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

___ के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
रविन्द्र कुमार, उप - सचिव - VI ( वित्त ) 


1. Ajay Kumar Sharma Assistant Value Added Tax 

Officer 
By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.- VI (Finance ) 
बॉट एवं माप विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली 10 दिसम्बर , 2012 
सं . फा . 7( 7) डब्ल्यू. एण्ड एम / प्रशासन / 2011 / 2553 
65. - विधिक माप अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) की धारा 14 
की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 2 ( क्यू ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल . 
राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये 
श्री राकेश कुमार धारीवाल और राजेश कुमार को विधिक माप पद्धति 
अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) को उस समय तक , जब तक वह बॉट एवं माप 
विभाग में निरीक्षक / उपनिरीक्षक/ माप पद्धति अधिकारी के पद पर 
कार्यरत है या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , नियुक्त 
करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

. के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
भूपेन्द्र सिंह , सहायक नियन्त्रक (विधिक माप पद्धति ) 


DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 

NOTIFICATION 
Delhi, the 10th December, 2012 

No. F. 7( 7)/ W & M/ Admn./2011/2553 -65, --In 
exercise of the powers conferred by sub- section (1) of 
Section 14 of the LegalMetrology Act, 2009 (1 of 2010 ) 
and read with Section 2 (q ) of the said Act, the Lieutenant 
Governor ofthe National Capital Territory of Delhi hereby 
appoints Sh . Rakesh Kumar Dhariwal & Sh . Rajesh Kumar 
as LegalMetrology Officer (Gr.-III ) for the purpose of the 
said Act, for the National Capital Territory of Delhi, so 
long as they hold the post of Inspector/Sub - Inspector/ 
Legal Metrology Officer in the Weights and Measures 
Department or till further order, whichever is earlier. 
: By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
BHUPINDER SINGH , Asstt. Controller (Legal Metrology ) 


No. F39)/ Fin.( T & E)/ 2009- 10 / Pt .1/ DS- VI /296. 
In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub 
section (2 ) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 
2004 (Delhi Act 3 of 2005 ) , read with rule 47 of the Delhi 
Value Added Tax Rules, 2005, the Lieutenant Governor of 
the NationalCapital Territory of Delhi is pleased to appoint 
the following officers, with effect from the date of 
assumption ofcharge to assist the Commissioner of Value 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

| and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


